PART fj 


HARYANA GOVT GAZ., MAY 27, 1997 (JYST. 6 , 1919 SAKA) 


327 


राजस्व विभाग 


दिनांक 30 अप्रैल, 1997 


संख्या 8482.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टियों में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार 
द्वारा; सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव बीड़ हिसार, तहसील हिसार, जिला हिसार में उपायुक्त हिसार के कैम्प 
कार्यालय एवं निवास स्थान एवं अन्य सरकारी अधिकारियों के निवास स्थान के निर्माण के लिये अपेक्षित है , जिसके लिये भूमि अर्जन 
अधिनियम , 1894 की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, अधिसूचना संख्या 7788 -र-- III - 96/ 20880, दिनांक 
8/12 नवम्बर , 1996 को प्रकाशित की गई , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त 
प्रयोजन के लिये अपेक्षित है 


। 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा के उपबन्धों के अधीन उन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जान 
कारी के लिये की जाती है, जिनका इनसे सम्बन्ध है । 


॥ 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, हिसार, के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त न ० 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र का 
विवरण/ खसरा नं 


एकड़ों में 


1683 


हिसार 


हिसार 


बीड़ हिसार 


145 


10.65 


ड्या 


26,27 


85 कनाल 04 मरले 


" 


के ० जी ० वर्मा, 
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग , चण्डीगढ़ । 
REVENUE DEPARTMENT 

The 30th September , 1997 
No. 8482.-.. Whereas the Governor of Haryana is satisificd that the land specificd bell wis needed by 
the Government , et public expense, for a public pirpe Se , namely , for the construction of Camp Office and 
residence of Deputy Commissioner , Hissar and rescences Other Government Officuits , in village Bir 
Hiser , tehsil and district Hisar , for which Haryana Government , Revenue Lepr.riment, Notification No. 
7788 - R - III - 96/ 20880 , dated the 8th/12th November , 1996 , irder section 4 ct the Land Acquisitiun Act; 
1894 , has been published , it is lecreby dechind fit.tilhe lard ci.cscriled in tl : : pecif1c.IJE.. bit w is rinded 
for the above purpose . 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act , 1894 , for the 
information ofall to whomit may concern. 

Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenic Officer- cinrland Acquisition 
Collector , Hisar . 

SPECIFICA I JONS 


. 


District 


Tehsil 


Village 


Arca in Acrus 


Hadbast 

No. 


Boundary 
Khasra No. 


--. 


- 


--14-4 


Hisar 


Hisar 


Bir Hisar 


145 


1683 


10.65 

OT 
(85 Kanal 04 Marla ) 


26,27 


K. G. VERMA, 


Financial Comunissioner & Secretary to Government Haryana , 

Revenue Department , Chandigarh . 


